रजिस्ट्री सं. डी .एल.- 33002 /99 


REGISTERED No. D . L .- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन 
Delhi Gazette 


अधयने 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं. 151j 
No. 151 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 12 , 2015 / कार्तिक 21 , 1937 
_. DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 12, 2015/ KARTIKA 21, 1937 


[ रा . रा. रा . क्षे. दि . सं . 140 

IN. C. T . D . No. 140 


NAM 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2015 
सं . एफ . 3(20) / दित्त / ( राजस्व - 1 ) / 2015 16 / डीएस - VI / 906 ... दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 
का दिल्ली अधिनियम 3 ) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा 
दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

नियम 


1. 


संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर ( संशोधन) नियम, 2015 कहा जायेगा । 


( 2) 


यह इस नियमावली के नियम 2 के खंड (i). (ii).(vii) एवं ( viii ) के अनुसार किए गए संशोधनों को छोड़कर दिल्ली 
। राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी जो 30 सितम्बर , 2015 को समाप्त कर अवधि की उत्तरवर्ती कर 

अवधियों की विवरणियों के लिये प्रभावी होगी और इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 के अनुसार किए गए संशोधन, जो 
01 अक्तूबर, 2015 से प्रभावी समझा जायेगा । 


प्रपत्र डीवैट 16 का संशोधन:-... दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 ( इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में 
संदर्भित) में उसके साथ संलग्न प्रपत्र डीवैट - 16 में , --- - 


क्षेत्र आर 5 में , उप - क्षेत्र 5.10 से संबंधित पंक्ति हटाई जायेगी; 
क्षेत्र आर 6 में , उप - क्षेत्र 6. 3 ( 8) से संबंधित पंक्ति हटाई जायेगी; 


4764 DG/ 2015 


(I) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


(iii ) 


क्षेत्र आर 12, के पश्चात् अनुदेशों में , क्रम संख्या 9 पर अनुदेश के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश सन्निविष्ट किये जायेंगे , 
अर्थात् : 


"10. अन्य ई - कामर्स कंपनियों / फर्मों के वेब पोर्टल / ई -प्लेटफार्मों से बिक्री करने वाले सभी व्यापारियों को ऐसी बिक्री का विवरण 
परिशिष्ट 1ङ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । एक से अधिक ई - कामर्स कंपनियों / फर्मों के माध्यम से बिक्री करने की स्थिति में परिशिष्ट 2ङ के 
लिए अलग - अलग प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जाएगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिशिष्ट 1ङ में सभी प्रकार की बिक्री परिशिष्ट 2ख के 
बिक्री आंकड़ों में सम्मिलित हो ! 


परिशिष्ट - 1 में , क्षेत्र क - 1 में , तालिका की शीर्षक पंक्ति में , द्वितीय कॉलम में " कर की दर (1, 5, 12.5, 20 ) प्रतिशत 
शब्दों चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर " धारा 4 के अनुसार लागू कर की दर शब्दों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किया 
जायेगा; 


परिशिष्ट --1 में, क्षेत्र क -3 में, तालिका की शीर्षक पंक्ति में , द्वितीय कॉलम में " कर की दर (1, 5, 12.5, 20) प्रतिशत 
शब्दों चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर " धारा 4 के अनुसार लागू कर की दर " शब्दों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किया 
जायेगा ; 


परिशिष्ट 1 घ के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट सन्निविष्टि किया जायेगा, अर्थात् : 


" परिशिष्ट 13 " 


ई - कॉमर्स वेबपोर्टल के माध्यम से संचालित बिक्री का कर दर वार विवरण 


ई - कॉमर्स कम्पनी / फर्म का नाम तथा ईसी - 1 नामांकन आईडी * * 


! नाम 


ईसी -1 नामांकन आईडी 

स्थानीय बिक्री 
कर दर 

कुल बिक्री (रुपये ) 
शून्य ( छूट प्राप्त ) 


केन्द्रीय बिक्री 

| कुल बिक्री (रुपये ) 


कर दर 


शून्य ( छूट प्राप्त) 


1 % 


1 % 


5 % 


5 % 


: 12. 5 % 


12.5 % 


20 % 

20 % 
अन्य ( कृपया निर्दिष्ट करें ) 

प्रपत्र " ग " के समक्ष 
अन्य ( कृपया निर्दिष्ट करें ) 

अन्य ( कृपया निर्दिष्ट करें ) 

कुल 
* परिशिष्ट 2ख में बिक्री आंकड़ों में सम्मिलित परिशिष्ट 1ङ में समस्त बिक्रियां अनिवार्य होंगी । 
* * एक से अधिक ई - कॉमर्स कंपनी / फर्म के मामले में अलग फार्मेट भरा जाए । " 


कुल 


( vii) 


परिशिष्ट 2क तथा परिशिष्ट 2क (1 ) में , कॉलम 23 हटाया जायेगा तथा कॉलम 24 से 31 को कॉलम 23 से 30 के रूप में पुनः 
संख्याकित किया जायेगा; तथा 


__ परिशिष्ट 2ख में कॉलम 30 को हटाया जायेगा । 


प्रपत्र डीवैट 30 का संशोधन : ... मूल नियमावली उसके साथ संलग्न प्रपत्र में , प्रपत्र डीवैट 30 में कॉलम 23 को हटाया जायेगा 
तथा कॉलम 24 से 31 को कॉलम 23 से 30 के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा । 


प्रपत्र डीवैट 31 का संशोधन : - मूल नियमावली उसके साथ संलग्न प्रपत्र में , प्रपत्र डीवैट 31 में कॉलम 30 को हटाया 
जायेगा । 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


w 


w 


FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 12th November , 2015 
No. F . 3(20 )/ Fin (Rev - 1) /2015 - 2016 /dsvi/906 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the 
Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 
hereby , makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely : 


RULES 


Short title and commencement.--- ( 1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment ) 
Rules, 2015 , 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette except the amendments 
made vide clauses (i), (ii), (vii ) and (viii) of rule 2 of these rules which shall be effective for the returns for the tax 
periods succeeding the tax period ending on 30th September, 2015 and the amendments made vide rules 3 and 4 of these 
rules shall be deemed to have come into force from 15 October , 2015 . 


2 . Amendment of Form DVAT 16 . - In the Delhi Value Added Tax Rules , 2005, (hereinafter referred to as 
the principai Rules ), in the Fnrms appended thereto , in Form DVAT 16 , 


( ii ) 
( 111) 


in field R5 , the row pertaining to sub - field R5 . 10 shall be omitted ; 
in field R6 , the row pertaining to sub-field R6.3 (8 ) shall be omitted ; 
in the instructions after field R12 , after the instruction Sl. No . 9 , the following instruction shall be 
inserted , namely : 


“ 10 . All dealers conducting sales through web portals / e-platforms of other e -commerce companies / 
firms are required to furnish details of such sales in Annexure le . In case of making sales through 
more than one e- commerce company / firm , separate formats in Annexure IE are to be filed for each 
of the e - commerce company / firm . It is further clarified that all the sales in Annexure IE have to be 
mandatorily included in the sales figures in Annexure 2B ." ; 


( iv ) 


in Annexure 1, in field Al, in the title row of the table , in second column, for the words, symbols and 
figures “ Rate of tax (1 , 5, 12.5 , 20 ) % ” , the words and figure “ Rate of tax applicable as per section 4" 
shall be substituted ; 


in Annexure 1, in field A3 , in the title row of the table, in second column, for the words, symbols and 
figures " Rate of tax (1 , 5, 12.5 , 20 ) % ” , the words and figure " Rate of tax applicable as per section 4” 
shall be substituted ; 
after Annexure ID , the following annexure shall be inserted , namely: - 


(vi ) 


" ANNEXURE 1E * 
Tax rate wise details of sales conducted through e-commerce web portals 


Name and EC - I Enrolment ID of the e-Commerce Company / Firm * * 
Name 
EC - I Enrolment ID 
Local Sales 

Central Sales 
Tax rate Turnover (Rs.) 

Tax rate 

Turnover (Rs. ) 
Nil (Exempted ) 

Nil (Exempted ) 


1 % 


1 % 


5 % 
12 . 5 % 

20 % 
Other (please specify ) 


5 % 
12 . 5 % 

20 % 
Against Form C 


Other (please specifi ) 

Total 


Other (please specifi) 

Total 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


* All the sales in Annexure 1E have to be mandatorily included in the sales figures in Annexure 2B . 
* * Separate formats to be filled in case ofmore than one e- commerce company/ firm ." 


(vii) 


in Annexure-2A and Annexure-2A ( 1), the column 23 shall be omitted and the columns 24 to 31 
shall be renumbered as columns 23 to 30 ; and 


(viii) 


in Annexure - 2B , column 30 shall be omitted . 


3. Amendment of Form DVAT 30. — In the principal Rules, in the Forms appended thereto , in Form DVAT 
30, column 23 shall be omitted and columns 24 to 31 shall be renumbered as columns 23 to 30 . 


. 4 . Amendment of Form DVAT 31. — In the principal Rules, in the Forms appended thereto , in Form DVAT 
31, column 30 shall be omitted . 


सं . एफ . 3( 21 ) / वित्त / ( राजस्व - 1 ) / 2015 -- 16 / डीएस - VI / 907.- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 ( 2005 का 
दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली 
मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

नियम 
संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ. -- (1) इन नियमों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर ( संशोधन) नियम, 2015 कहा जायेगा । 
( 2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 

नियम 7 का संशोधन.- - दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमवली, 2005 ( इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित ), के नियम 
7 में , - - 


उपनियम (1) में , खंड ख में, निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् : 
" उपबंध है कि सिगरेटों के मामले में ( रूप तथा लंबाई को ध्यान में रखे बिना) कर क्रेडिट 100 प्रतिशत कम किया 
जायेगा "; तथा 
उपनियम ( 4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् : 
( क ) "(5 ) धारा 9 की उपधारा ( 10 ) तथा धारा 10 की उपधारा (3) के परियोजन के लिये सिगरेटों के मामले में 
( रूप तथा लंबाई को ध्यान में रखे बिना) कर क्रेडिट {( आर - 2)100 / आर } प्रतिशत कम किया जायेगा, जहां धारा 4 के 

अनुसार लागू कर की दर आर है । 
प्रपत्रों का संशोधन. - मूल नियमावली में इसके साथ संलग्न प्रपत्रों में ,-- 

(i) प्रपत्र डीवैट --16 में , परिशिष्ट - 1 में , क्षेत्र क 3 में , उप - क्षेत्र क 3.7 के पश्चात् निम्नलिखित उप - क्षेत्र सन्निविष्ट किया 
जायेगा, अर्थात् : 


ए 3 . 7.1 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 
की धारा 8(1) के अन्तर्गत की गई बिक्री 
के लेखा पर गैर अनुमत कर क्रेडिट 
[ धारा 9 (10 )] 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
ए. क. सिंह, उप - सचिव-- VI (वित्त ) 


No. F. 3( 21 )/ Fin( Rev -1 )/ 2015 - 2016/ DSVI/ 907 . -- In exercise of the powers conferred by section 102 of the 
Delhi Value Added Tax Act, 2004 ( Delhi Act 3 of 2005 ), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 
hereby ,makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 , namely : 

RULES 
____ Short title and commencement .- -- (1 ) These rules may be called the Delhi Value Added Tax ( Amendment ) 
• Rules, 2015. 


( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette. 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


2 . Amendment of rule 7 . - In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal 
Rules), in rule 1, 
(i) in sub -rule (1), in clause (b ),the following proviso shall be inserted , namely: 

“ Provided that in case of cigarettes ( irrespective of form and length ), the tax credit shall be 
: : reduced by 100 percents." ; and 
I ( ii ) after sub - rule (4 ), the following sub -rule shall be inserted , namely: 

“ (5 ) For the purposes of sub - seciion ( 10 ) of section 9 and sub -section (3 ) of section 10 , in case of 
cigarettes (irrespective of form and length ), the tax credit shall be reduced by {( R - 2 ) 100 / R } percents , 

where R is the rate of tax applicable as per section 4 .” . 
3 . Amendment of Forms. - In the principal Rules, in the Forns appended thereto , - 

(i) in form DVAT 16 , in Annexure - 1, in field A3, after sub - field A3.7, the following sub -field shall be 

inserted , namely : 


i 


A3. 7.1 Tax 

credit 
disallowed on account of 
sale made under section 
8 (1 ) of Central Sales Tax 
Act. { Section 9( 10) ] 


64 


SE! 


Ah 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 

A . K . SINGH , Dy. Secy.- VI ( Finance ) 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचना 

facit , 12 706 , 2015 
# 41. 3 (515 ) / fa / at / 2015 / 1003- 1014 . - 31TEHT W . | 3(515 ) / pfa / dc / 2015 / 870- 81 fich 
12 / 10 /2015 * 3Tiffah ZETT ES , H , 177. 774.9TGT, 3T4FT, Hlmy Hatera po , facente Harta Fort 3f9TH , 2004 h 
अनुभाग 27 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2015 - 16 की पहली और दूसरी तिमाहियों की ऑनलाइन 
Ref 474 3. 811.- 11 312 . .- III Gilera gotat a 3174 fake 30 / 11 / 2015 ch TOTA EI 


. एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर 


DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 

NOTIFICATION 

Delhi, the 12th November, 2015 
No . F . 3(515 /Policy /VAT/2015 /1003 - 1014 . - In partial modification of Notification No. F . 3(515 )/ Policy / 
VAT/2015 /870 - 81 dated 12 / 10 /2015 , 1, S . Ş. Yadav, Commissioner , Value Added Tax in exercise of the powers 
conferred under section 27 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004, do hereby extend the last date for filing of online 
returns for the 1st and 2110 quarters of the year 2015 - 16 , in Forms EC - II and EC - III to 30 / 11 /2015 . 

S . S . YADAV, Commissioner, VAT 


4764 4715 -2 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


